संख्या 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

29 जून , 2022 ( ई ० ) 


21 राँची , बुधवार 


विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग 1 – नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 157 - 168 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 - क- स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 


भाग 1 - ख- - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी . सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

एवं नियम आदि । 

भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


पृष्ठ 


भाग -5 – झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 


- 

भाग - 9 - क- वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 -ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 


पूरक- 

पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
2 जून , 2022 


158 


संख्या- 10 / सी ० बी ० आई०-408 / 2022-2174 - झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं०-25 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए सी॰बी ० आई ० हेड ऑफ ब्रांच , राँची के पत्रांक -258 / CA / 01 / 2022 - R , दिनांक -01.06.2022 
द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मेसर्स RITES Limited , राँची के पदाधिकारियों एवं संबंधित अन्य 
निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अन्वेषण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में करने लिए सहमति प्रदान 
करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

धनेश कुमार , 

सरकार के अवर सचिव | 


159 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
26 मई , 2022 


संख्या -13 / सी ० पी ० ओ०-102 / 2021-2121 -- श्री आशुतोष कुमार सिंह ( बी ० एस ० एफ ० ) , समादेष्टा , 
झा ० स ० पु ० - 05 , देवघर को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 के आलोक में 
दिनांक -23.10.2021 से 03.11.2021 तक कुल 12 ( बारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


शैलेश कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
17 जून , 2022 


संख्या- 13 / आई ० पी ० एस०-122 / 2020-2416 -- श्री अखिलेश कुमार झा , भा ० पु ० से ० , पुलिस 
महानिरीक्षक ( मानवाधिकार ) , झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के 
नियम 10 , 11 एवं 20 के तहत दिनांक 16.03.2022 से 29.03.2022 तक कुल 14 ( चौदह ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

- 

2. उक्त अवधि के लिए श्री झा , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


प्रदीप तिग्गा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 


( II ) 


क्र ० 


संख्या -13 / पी०2-103 / 2020-1065-- सी ० , भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
दिनांक- 01.01.2022 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटीव ग्रेड के वेतनमान 
Level - 12 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है : 

पदाधिकारी का नाम 

भा ० पु ० से ० 

भा ० पु ० से ० 


1 


2 


3 


4 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


5 


अधिसूचना 
15 मार्च , 2022 


श्री अंशुमान कुमार , 

श्री प्रशान्त आनन्द , 

श्री हरि लाल चौहान , 

भा ० पु ० से ० 

श्री ह्रदीप पी ० जनार्दनन , भा ० पु ० से ० 

श्रीमती निधि द्विवेदी , भा ० प ० से ० 


बैच 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


160 


उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


161 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
7 जून , 2022 


संख्या -12 / पी०-8002 / 2021-2262- श्री फैज अकरम , पुलिस उपाधीक्षक ( विधि व्यवस्था ) , 
जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा , झारखण्ड , राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


अधिसूचना 
22 जून , 2022 


प्रदीप तिग्गा , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


राज्य में 

संख्या- 12 / डी०- 1001 / 2021-2467 -- केन्द्रीय संगठन बी ० एस ० एफ ० से झारखण्ड 
प्रतिनियुक्त श्री रवि शंकर पाण्डेय , उप समादेष्टा , बी ० एस ० एफ ० - सह - एसॉल्ट ग्रुप कमाण्डर , झारखण्ड 
जगुआर , राँची का 04 वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप इनकी सेवा पैतृक संगठन 
महानिदेशक , बी ० एस ० एफ ० , भारत सरकार में वापस की जाती है । 


संख्या - 12 / डी०- 1001 / 2021-2468 -- केन्द्रीय संगठन बी ० एस ० एफ ० 
संगठन बी ० एस ० एफ ० से झारखण्ड राज्य में 
प्रतिनियुक्त श्री नीरज कुमार , सहायक समादेष्टा , बी ० एस ० एफ ० - सह- एसॉल्ट ग्रुप कमाण्डर , झारखण्ड 
जगुआर , राँची का 04 वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप इनकी सेवा पैतृक संगठन 
महानिदेशक , बी ० एस ० एफ ० , भारत सरकार में वापस की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रदीप तिग्गा , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं VIVEK RAJ , ISHIKA RAJ ( अन्य नाम SOMIYA RAJ ) का पिता शपथ पत्र सं ० 132 , 
दिनांक 6 जून , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी ISHIKA RAJ ( जन्म तिथि 
7 दिसम्बर , 2015 ) के नाम से जानी जायेगी । 

ISHIKA RAJ एवं SOMIYA RAJ दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - KRISHNAPURI ROAD NO . - 2 , 

CHUTIA , 

P.O. & P.S.- CHUTIA , 

DIST.- RANCHI , 


RESIDENT OF - 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JAGJIVAN MAHLI अन्य नाम THIMU MAHLI पिता Late FIRU MAHLI , शपथ पत्र 
सं ० 3425 , दिनांक 13 मई , 2022 के अनुसार JAGJIVAN MAHLI के नाम से जाना जाऊँगा । 
JAGJIVAN MAHLI एवं THIMU MAHLI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


162 


VILL.- PURANA CHOWK , ARGORA , 

P.O. & P.S.- ARGORA , 

DIST.- RANCHI , 


JHARKHAND . 


163 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं UTKARSH KUMAR अन्य नाम UTKARSH पिता VIJAY KUMAR , शपथ पत्र सं ० 85 , 
दिनांक 22 अप्रैल , 2022 के अनुसार UTKARSH KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 
UTKARSH KUMAR एवं UTKARSH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - FLAT NO.- 103 , 


YAMUNA- 1 , NH- 33 , 

TRIVENIPURAM DUMARDAGA , 


P.S.- KHELGAON , 

DIST.- RANCHI , 

PIN 835217 


- 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं PIYUSH KUMAR अन्य नाम PIYUSH KUMAR MUNDA पिता BINOD KUMAR 
MUNDA , शपथ पत्र सं ० 329/22 , दिनांक 16 जून , 2022 के अनुसार PIYUSH KUMAR के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

PIYUSH KUMAR एवं PIYUSH KUMAR MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - BADA SHEIKHPURA , 

P.S.- MADHUPUR , 


SUBDIVISION MADHUPUR , 


DIST.- DEOGHAR , 


JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं MONIKA DEVI अन्य नाम KIRAN DEVI पति UMASHANKAR MAHTO , शपथ पत्र 
सं ० 01 , दिनांक 15 जून , 2022 के अनुसार MONIKA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

MONIKA DEVI एवं KIRAN DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - NEAR HANUMAN MANDIR , 

SIKNI MADAI TOLA , 

SIKNI RAMGARH , 

P.S.- RAJRAPPA , 

DIST.- RAMGARH , 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं MD YASIN SIDDIKI अन्य नाम ASHIM SIDDIQUEE पिता SHAD MOHHAMAD , 
शपथ पत्र सं ० 22 , दिनांक 1 जून , 2022 के अनुसार MD YASIN SIDDIKI के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

MD YASIN SIDDIKI एवं ASHIM SIDDIQUEE दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - HOUSE NO . 18 , 


UPPER KULHI JHARIA , 


164 


NEAR ROJI FIRE WORK , 

P.O.- JHARIA , 

DIST.- DHANBAD , 

PIN - 828111 

JHARKHAND . 


165 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं FATIMA IQBAL अन्य नाम BABLI DEY पति MD IQBAL , शपथ पत्र सं ० 493 , दिनांक 
18 मई , 2022 के अनुसार FATIMA IQBAL के नाम से जानी जाऊँगी । 

FATIMA IQBAL एवं BABLI DEY दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - NEAR SARKARI SCHOOL , 

KALI ASATHAN ROAD , 

P.S.- LOWER BAZAR , 

DIST.- RANCHI , 

PIN- 834001 

JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ARVIND KUMAR BALDEO PRASAD अन्य नाम ARVIND KUMAR एवं ARVIND 
KUMAR B. PRASAD पिता Late BALDEO PRASAD , शपथ पत्र सं ० 1249 , दिनांक 24 जून , 
2022 के अनुसार ARVIND KUMAR BALDEO PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा । 

ARVIND KUMAR BALDEO PRASAD , ARVIND KUMAR & ARVIND KUMAR B. 

PRASAD तीनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF LOTUS APARTMENT , 

FLAT NO . - 103 / B , 

BARIATU ROAD , 

P.O.- RANCHI UNIVERSITY , BARIATU , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834008 

JHARKHAND . 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ANU SINGH अन्य नाम ANU KUMARI पिता SRI SHISHUPAL SINGH , शपथ पत्र 
सं ० 3980 , दिनांक 22 जून , 2022 के अनुसार ANU SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

ANU SINGH एवं ANU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF 83 , B.I.T. GATE , MESRA , 

RUDIA , NEORI , 

P.S. SADAR ( O.P.B.I.T. ) , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 835217 

JHARKHAND . 


166 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं TARJAN अन्य नाम ANURAJ MUNDA पिता Late JABRA MUNDA , शपथ पत्र सं ० 
4125 , दिनांक 28 जून , 2022 के अनुसार TARJAN के नाम से जाना जाऊँगा । 
TARJAN एवं ANURAJ MUNDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF NAGUDUWA . VILL- HOSIR , TANDWA , 

P.O.- BACHRA , 
P.S.- PIPARWAR , 

DIST.- CHATRA , 

PIN - 825321 

JHARKHAND . 


167 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SOHODRA DEVI अन्य नाम KALAWATI DEVI पति Late BISHESHWAR 
BHAGAT , शपथ पत्र सं ० 579 , दिनांक 27 जून , 2022 के अनुसार SOHODRA DEVI के नाम से 
जानी जाऊँगी । 

SOHODRA DEVI एवं KALAWATI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - VILLAGE- HARUP , 


P.O. & P.S.- BISHUNPUR , 

DIST.- GUMLA , 

PIN- 835231 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 29 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NAMRATA RATHOR अन्य नाम NAMRATA HEMANT RATHOR पति 
SRI HEMANT RATHOR , शपथ पत्र सं ० 445 , 
445 , दिनांक 23 जुलाई , 2021 के अनुसार 
NAMRATA RATHOR के नाम से जानी जाऊँगी । 

NAMRATA RATHOR एवं NAMRATA HEMANT RATHOR दोनों एक ही महिला 
का नाम है । 


PRESENT RESIDENT OF - 


RESIDENT OF . 


PLOT NO . 03 , 

CO - OPERATIVE COLONY , 

P.O. & P.S.- BOKARO STEEL CITY , 

DIST.- BOKARO , 

PIN- 827001 

JHARKHAND . 


STATION ROAD , 

CHAIBASA , 


P.O. & P.S.- CHAIBASA , 

DIST . WEST SINGHBHUM , 

PIN - 833201 

JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 21 50 I 


168 


-- 


